निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 686 ) 


29 ज्येष्ठ 1937 ( शO ) 
पटना, शुक्रवार , 19 जून 2015 


गृह ( कारा) विभाग 


अधिसूचना 

17 जून 2015 
सं0 कारा / स्था० ( अधी०) 01 - 05 / 2008 - 3527 — राज्य की काराओं में पदस्थापित उपाधीक्षक सेवा संवर्ग के 
निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित स्तम्भ - 5 में अंकित कारा में पदस्थापित करते हुए उक्त 
कारा के अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार ( उनके अपने वेतनमान में ही ) अगले आदेश तक सौंपा जाता है 
क्र0 | उपाधीक्षक का नाम 

गृह जिला वर्तमान पदस्थापन अपने वेतनमान में अधीक्षक 

के पद का कार्यकारी प्रभार 
दिए जाने वाले कारा का 

नाम 


श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता 


| वैशाली 


मंडल कारा , बांका । 


2 


श्री हरिनारायण प्रसाद 
श्री रामचन्द्र महतो 
श्री बिनोद कुमार सिंह 


बेगुसराय 
मुजफ्फरपुर 
बक्सर 


मंडल कारा , मुंगेर 
विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर 
मंडल कारा, आरा 


मंडल कारा, बांका 
( पूर्व से पदस्थापित ) 
मंडल कारा, सहरसा 
मंडल कारा, जहानाबाद 
मंडल कारा, आरा 
| ( पूर्व से पदस्थापित ) 
| मंडल कारा, हाजीपुर 
मंडल कारा, सुपौल 


5 


श्री मनोज कुमार सिन्हा | पटना 
श्री सुरेश चौधरी 

वैशाली 


मंडल कारा , सिवान 
मंडल कारा , मधुबनी सम्प्रति 
प्रतिनियुक्त मंडल कारा , 
सीतामढ़ी 
केन्द्रीय कारा, गया 
मंडल कारा , किशनगंज 


| 7 | श्री रामाधार सिंह 

श्री कृपाशंकर पाण्डेय 


जहानाबाद 
मुंगेर 


मंडल कारा , शिवहर 
मंडल कारा , किशनगंज 
( पूर्व से पदस्थापित ) 
मंडल कारा, बेतिया 
( पूर्व से पदस्थापित ) 


श्री रमेश प्रसाद 


गया 


| मंडल कारा , बेतिया 


क्र० 


| 10 श्री सूर्यनाथ सिंह 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 जून 2015 
उपाधीक्षक का नाम गृह जिला 

वर्तमान पदस्थापन अपने वेतनमान में अधीक्षक 

के पद का कार्यकारी प्रभार 
दिए जाने वाले कारा का 

नाम 
23 

बक्सर मंडल कारा, दरभंगा 

मंडल कारा, दरभंगा 
10 

( पूर्व से पदस्थापित ) 
श्री जितेन्द्र नारायण सिंह | लखीसराय | मंडल कारा, भभुआ 

मंडल कारा, भभुआ 

| ( पूर्व से पदस्थापित ) 
2. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि आदेश के आलोक में बिना पारगमन काल / बिना 
प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभार सौंपते हए तरंत विरमित ह 
योगदान करना सुनिश्चित करें । उन्हें अपने वर्तमान धारित पद का अनुमान्य वेतन देय होगा तथा अतिरिक्त प्रभार हेतु 
उन्हें किसी प्रकार के अतिरिक्त भत्ते / वेतन की अनुमान्यता नहीं रहेगी । " 

3. स्थानान्तरित / पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को माह जून , 2015 का वेतन पदस्थापन स्थल से विकलनीय 
होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 686-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


